निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 989 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 दिसम्बर 


2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

12 नवम्बर 2021 
स ० वि ० स ० ( का ० ) -03 / 2020-3201 - वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
भारत के संविधान के अनुच्छेद -188 के आलोक में महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गए आदेश से संबंधित अधिसूचना 
संख्या -763 एवं 764 , दिनांक- 04.11.2021 के अनुसरण में भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची के अनुसार सप्तदश 
बिहार विधान सभा के उप निर्वाचन नवम्बर , 2021 में निर्वाचन क्षेत्र संख्या -78 , कुशेश्वरस्थान ( अ॰जा ० ) एवं 164 तारापुर से 
नवनिर्वाचित माननीय सदस्य क्रमशः श्री अमन भूषण हजारी एवं श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा दिनांक -05.11.2021 को माननीय 
अध्यक्ष महोदय के समक्ष बिहार विधान सभा सचिवालय के मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में शपथ ग्रहण किये हैं । 

माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

अनिल कुमार जायसवाल , 

उप सचिव । 


> 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 989-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


